रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD . NO. D . L .-33004 / 99 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (ii ) 
PART II- Section 3– Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 36 ] 
No. 36 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , जनवरी 9 , 2010 / पौष 19 , 1931 
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 9 , 2010 /PAUSHA 19 , 1931 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर , 2009 
का . आ . 45( अ). – भारत सरकार ने , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 
( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1852 ( अ ) तारीख 27 जुलाई , 2009 द्वारा , उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स रिलाइन्स गैस ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक 
गैस के परिवहन के लिए काकीनाडा - हैदराबाद - उरान अहमदाबाद गैस पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के 
अपने आशय की घोषणा की थी । 


और , उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 8 सितम्बर , 2009 को अथवा उससे पहले उपलब्ध करा दी गई थी । 


और पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता की ओर से कोई आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और अननुज्नात 
कर दिया गया है : 


और , सक्षम प्राधिकारी ने , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


और , भारत सरकार ने , उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए 
अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ; 


__ अतः , अब , भारत सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धार ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ; 


और , भारत सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि उक्त भूमि 
में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मूक्त , मैसर्स रिलायन्स 
गैस ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड , में निहित होगा । 
102 G1/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- -SEC. 3( ii )]] 


तहसील : कामरेज 
गांव का नाम 


अनुसूची 
जिला : सरत 
सवें नंबर / ब्लाक नं 


राज्य : गुजरात 
आर . ओ. यू . अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल 
हैक्टेयर 

चा . मी 

4 
00 

66 
00 00 

48 


एयर 


1 . खडसद 


110 


68 


46 
47 


06 
03 
02 


93 
44 


2. पासोदरा 
3 .वालक 


4 . भादा 


138 
139 


37 


02 


5 . कठोर 
| तहसील : पलसाणा 


जिला : सुरत 
सर्वे नंबर / ब्लाक नं 


00 

20 
00 

99 
राज्य : गुजरात 
आर. ओ . यू . अजित करने के लिये क्षेत्रफल 
हैक्टेयर । एयर 

चा . मी 


गाव का नाम 


2 


00 


73 


1 . नीयोल 
तहसील : ओलपाड 


80 / व 
जिला : सूरत 
सर्वे नंबर / ब्लॉक नं 


00 

राज्य : गुजरात 
आर. ओ . यू. अजित करने के लिये क्षेत्रफल 
हैक्टेयर 

एयर 


गांव का नाम 


चा . मी 


4 


1 . वोलाव 


00 


01 


98 
125 


36 
28 


00 


01 


[ फा . सं. एल - 14014/ 2 / 2007 - जी . पी . ] 

के . के . शर्मा, अवर सचिव 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 31st December , 2009 
S . 0 . 45 ( E ) . - - Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number 
S . O . 1852 ( E ) dated 27th July , 2009, issued under sub - section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines 
(Acquisition of Right of Users in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) (hereinafter referred to as the said Act) , the Government of 
India declared its intention to acquire the Right of User in land specified in the Schedule appended to that notification for 
the purpose of laying Kakinada -Hyderabad -Uran - Ahmedabad gas pipeline for transportation of natural gas by M s 
Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited to Consumers in various parts of the country ; 

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before 8th September, 2009 . 

And whereas objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and 
disallowed by the Competent Authority ; 

And whereas the Competent Authority has, under sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted its 
report of Government of India ; 

And whereas theGovernment of India , after considering the said report and on being satisfied that the said land 
is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , theGovernment 
of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby 
acquired for laying the pipeline ; 


[ 9TT II - 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And, further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 6 of the said Act, the Government 
of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the 
Government of India , vest , on the date of the publication of the declaration , in M / s Reliance Gas Transportation Infrastructure 
Limited , free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


State : Gujarat 
Area to be acquired for ROU 
Hectare Are Sq . m 


Tehsil : Kamrej District : Surat 
Name of the Village Survey No ./Block No. 

1 
1 .Khadsad 

110 
85 
46 


2 


48 


68 


47 


93 


92 


44 


2 .Pasodara 
3 .Walak 


08 


54 
53 


50 


48 
47 
138 
139 


4 .Bhada 


37 


74 


45 


5 .Kathor 

37 
Tehsil : Palsana District : Surat 
Name of the Village Survey No . /Block No . 


66 
20 
02 

99 
State : Gujarat 
Area to be acquired for ROU 
Hectare 

Are 

Sq . m 
3 4 

5 
00 

73 
State : Gujarat 
Area to be acquired for ROU 
Hectare Are Sq. m 


00 


1 .Niyol 

Tehsil : Olpad 


80 /B 
District : Surat 


Name of the Village Survey No./ Block No . 


1. Bolav 


01 


98 
125 


00 


36 
28 


{ F .No. L - 14014 /02 / 2007 - G . P . / 
K . K . SHARMA , Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 , 


